PART I ]. 


HARYANA GOVT GAZ .. FEB. 26, 1985 (PHGN. 7 , 1906 SAKA) 


455 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


दिनांक 11 फरवरी , 


1985 


क्रमांक 73 - ज (II ) -85/4462.-- श्री चन्दर सिंह, पुत्र श्री निहाल सिंह, गांव ढराणा, तहसील झज्जर , जिला 
रोहतक की दिनांक 7 सितम्बर , 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1) तथा 
3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री चन्दर सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 457 -ज - 11-80/14827, दिनांक 25 अप्रैल , 1980 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती राम कौर के नाम रबी , 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते 


the 


क्रमांक 1571-ज-( II ) -84/ 4466.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए)( 1 ए) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती छोटी , विधवा श्री होश्यार सिंह , गांव खेड़ो साध , तहसील व 
जिला रोहतक को खरीफ़ , 1982 से 300 रुपये वार्षिक कीमत को युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 


दिनांक 13 फरवरी, 1985 


क्रमांक 90 - ज- (II) -85/4712 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती सदा कौर, विधवा श्री सूरजभान, गांव सिलानी , तहसमोर झज्जर , जिला रोहतक , 
को रबी , 1973 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागोर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


1967 तथा 


क्रमांक 111 - ज-( I ) -85/4716.-- श्री किशत सिंह , पुत्र श्री बग्गा सिंह, छांव मुसीम्बल , तहसील जगाधरी , जिला 
अम्बाला, की दिनांक 26 जुलाई, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री किशन सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 501 - पार- 4-67/1026, दिनांक 11 अप्रैल , 
50 41 - आर-III -70/ 29505 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 तथा 1789 -जे-( 1) -79/440 40, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती भजन कौर के नाम रबी , 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

टी ० आर ० तुली , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 15th January , 1985 
No. 1078. - In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee 
Chairman and Vice Chairman (Election ) Rules , 1961, T, H. S. Malik , H. C. S., Sub - Divisional 
Officer ( Civil), Kalka -cum- Presiding Officer , Market Committee , Kalka , District Ambala hereby 
notify that Shri Sukh Dev Singh of village Karanpur and Shri Ved Parkash of Kalka have been 
elected as Chairman and Vice Chairman of the said Committee, respectively . 

The notification has been pasted on the notice-board of the said Committee. 


H. S. MALIK , 


Presiding Officer , 
Sub - Divisional Officer (Civil), 

Kalka . 


456 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB. 26 , 1985 ( PHGN . 7 , 1906 SAKA ) 


[PART I 


कृषि विभाग 


दिनांक 15 जनवरी , 1985 


सं ० 1078.-- पंजाब मंडी समिति अध्यक्ष , उपाध्यक्ष ( चुनाव ) नियम , 1961 के नियम द्वारा प्रदान की 
गई शैक्तियों तथा इस निमिस्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , एच . एस . मलिक , एच.सी.एस. 
उपमण्डल अधिकारी ( नागरिक ) , कालका , प्रधान अधिकारी मंडी समिति , कालका, जिला अम्बाला इसके द्वारा अधिसूचित करता 
हूं कि सर्वश्री सुखदेव सिंह वासी गांव करणपुर तथा वेद प्रकाश दासी कालका क्रमश : उक्त मंडी समिति के अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष चुने गये हैं । 


इस अधिसूचना को उक्त मंडी समिति के नोटिस - बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 


एच ० एस ० मलिक , 
एच ० सी ० एस ० 


प्रधान अधिकारी , 


उप मंडल अधिकारी ( नागरिक ), 
कालका , जिला अम्बाला । 


FOREST DEPARTMENT 


The 13th February, 1985 


No. 4540FT (3)-84/ 2611. - In exercise of the powers conferred by section 48 of the Land 
Acquisition Act, 1894 , and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana 
hereby cancels Haryana Gevernment, Forest Department, notification No. 4942 , dated the 
5th April , 1982 issued under section 4 of the said Act and declaration under section 6 thereof issued ,-- 
vide Haryana Government , Forest Department. notification No. 3641- FT (3)-82/13998, dated the 
28th September , 1982 . 


G. L. BAILUR , 


Secrelary to Government, Haryana , 

Forest Department . 


वन विभाग 


दिनांक 13 फरवरी , 1985 


क्रमांक 4540-4( 3) -84/2611.- भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 48 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार, वन विभाग अधिसूचना सं ० 49 42 , दिनांक 5 
अप्रैल, 1982 तथा उसकी धारा 6 के अधीन हरियाणा सरकार ( वन विभाग ) अधिसूचना सं 0 3641-4 ( 1) -82/13998 
दिनांक 28 सितम्बर , 1982, द्वारा जारी की गई घोषणा रद्द करते हैं । 


जी ० एल ० बैलूर, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

वन विभाग । 


